रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY : 

नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 29 , 2000 / भाद्र 7 , 1922 . ~~~ • - 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29 , 2000 /BHADRA 7 , 1922 


सं. 41 


सं . 451 ] . 
No. 451 ] . 


NEw DeLi ,TO 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 अगस्त, 2000 


सा . का. नि . 689( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण पंबध 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 46 ) की धारा 3 ड. और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
कोयला खान पेशन स्कीम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 


1. 


( 1 ) 


इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान पेशन ( संशोधन ) स्कीम, 2000 है । 


(2 ) 


यह 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई समझी जएगी । 


2. 


कोयला खान पेशन स्कीम , 1998 में, - 


( 1 ) 


पैराग्राफ 2 में, खण्ड ( थ ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जएगा, अर्थात् : 


( थ ) किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो पेंशन स्कीम का सदस्य है, " सेवानिवृति " से, 
पेशनी सेवा के दस वर्ष पूरा करने पर उसकी निकासी अभिप्रेत है ; 


( 2 ) 


पैरा 3 के खण्ड ( ग ) में, " वेतन " शब्द के स्थान पर " संदत्त मूल वेतन और महंगाई भत्ता " 
शब्द रखे जाएंगे । 


( 3 ) 


पैरा 4 के उप -पैरा ( 4 ) में : 


( क ) अन्त में और किसी ऐसे सदस्य के बारे में जिसकी मृत्यु 1 अप्रैल 1994 को या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3(i)] 


- 


- 


उसके पश्चात हो गई है, यह समझा जाएगा कि उसने नियत दिन को अपनी मृत्यु की 
तारीख को स्कीम का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग कर लिया है " शब्द 

अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 
( ख ) परन्तुक में, " विकल्प का प्रयोग करने वाले " शब्दों के पश्चात् " या विकल्प का 

प्रयोग करने वाला समझे गए " शब्द जोड़े जाएंगे । 


( 4 ) 


पैरा 10 के उप -पैरा (3 ) में, " पन्द्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर " दस वर्ष " शब्द रखे जाएंगे। 


( 5 ) 


पैरा 12 के उप- पैरा ( 4 ) में, " दो सौ पचास रू0 " शब्दों के स्थान पर "तीन सौ पचास 
रु० " शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 20/ 15/ 2000 - ए. एस. ओ. ] 

हिम्मत सिंह , संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण: - 


कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 सा . का. नि . सं. 123 ( अ ) तारीख 5 मार्च, 1998 
द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया । 
( 1) सा. का . नि . सं. 268 ( अ ) , तारीख 25 मई, 1998 
( 2 ) सा. का. नि. सं. 218 ( अ ) , तारीख 22 मार्च, 1999 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 


कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 ( 1948 का 46 ) की 
धारा 7, केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में या तो भविष्यलक्षी प्रभाव से या 
भूतलक्षी प्रभाव से कुछ जोड़ने, परिवर्तन करने या संशोधन करने के लिए सशक्त करती है । 


कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
31 मार्च, 1998 से प्रवृत हुई थी । उक्त स्कीम पेंशन के लाभ को उन व्यक्तियों तक निर्बन्धित करती है जिन्होंने 
पेंशनी सेवा के पन्द्रह वर्ष पूरे कर लिए है और यह उन मामलों को अपवर्जित करती है जो स्वैच्छिक 
सेवानिवृति, त्यागपत्र और इंटनी से संबंधित हैं । उक्त स्कीम उन व्यक्तियों के लिए लाभ को भी निबन्धित 
करती है जिनकी मृत्यु 1.4.1994 से 31. 3. 98 के बीच हुई है । उक्त स्कीम में संशोधन इसे अधिक विस्तृत 
और लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक हो गए हैं । 


2. वर्तमान संशोधन ऐसे कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएंगे जिन्होंने पेंशनी सेवा के दस वर्ष पूरे कर लिए 
हैं और यह स्वैच्छिक सेवानिवृति, पदत्याग और छंटनी के मामलों को भी लागू होगी । संशोधन ऐसे व्यक्तियों 
को भी लाभ पहुंचाएंगे जिनकी मृत्यु 1. 4. 94 से 31.3.98 की अवधि के दौरान हुई है । संशोधनों को भूतलक्षी 
प्रभाव से अर्थात् 31 मार्च, 1998 से सभी कर्मचारियों को अधिक लाभ और साम्यापूर्ण बनाने की दृष्टि से 
प्रभावी किया गया है । 


3. उक्त स्कीम में संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी कर्मचारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


[ RT II - 005 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th August, 2000 


G . S. R. 689 (E ).— In exercise of the powers conferred by Section 
JE and section 7 of the Coal Mines Provident Fund and Aliscellaneous 
Provisions Act, 1948 ( 46 of 1948 ), the Central Government hereby makes 
the following amendments to the Coal Mines Pension Scheme. 1998 , 
namelv : 
1. ( 1 ) This Scheme may be called the Coal Mines Pension ( Amendment) 

Scheme, 2000 . 
(2 ) It shall be deemed to have come into force with effect from the 

31 " day of March , 1998 . 
2 . In die Coal Mines Pension Schene, 1998 -- 
(1 ) in paragraph 2 , for clause ( 9 ) the following ciause shall be 

substituted,namely : 
" (Q ) “retirement in relation to an employee who is a member of the 
Pension Schememeans exit of an employee on completion of ten 
years of pensionable service" . 
( 2 ) in paragraph 3 in clause (c ), for the word “ Salary," the words 

" basic and dearness allowance paid " shall be substituted : 
( 3 ) in paragraph 4 , in sub - paragraph (4 ), - 
(a ) after the words " Form - RS, 2 ". the words “ and a member who 

died on or after the first day of April, 1994 to the appointed 
date shall be deemed to have exercised the option of joining 

the Scheme on the date of his death " shall be inserted ; 
(6 ) in proviso after the words " exercising his option " the words 

or the deemed optee” shall be added : 
14 ) in paragraph 10 in suh -paragraph (3 ) for the words " fifteen 

ycars " the words " ten years” shall be substituted; 
(5) in paragraph 12,in sub-paragraph (4), for the words “ rupees two 

hundred and filly" the words “ rupees thicc hundred and twenty " 
shall be substituted . 

IF No 20 / 15 /2000 - ASO ) 
HIMMAT SINGH , JL. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY 


(PART II - - Sec . 3 (i) ] 


Foot Note :- The Coal Mincs Pension Scheme, 1998 was published vide 

GSR 123 (E ), dated the 5 * March , 1998 and subsequently 
aineaded vidt number 


1. GSR 268(E ), dated the 256 May , 1998 . 
2. GSR 218(E ) dated the 22nd March, 1999. 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


Section 7 of Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous 
Provisions Act, 1948 (46 of 1948) empowers the Central Govt. to add to, 
vary or amend a Scheme framed under the Act either prospectively or 
retrospectively . 

The Coal Mines Pension Scheme, 1998 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) came into force with effect from the 31* day of March, 1998. 
The said Scheme restricted the benefit of pension to those who 
completed 15 years of pensionable service and it excluded the cases of 
voluntary retirement, resignation and retrenchment. The said Scheme 
also restricted the benefit to those who expired between 1.4. 94 to 
31. 3. 98. The amendments to the said Scheme are necessary with a view to 
make itmore broadhased and beneficial . 


The present amendments shall benefit the emplovees who 


completed 10 years of pensionable service , and it will cover the cases of 
voluntary retirements, resignation and retrenchment. The amendments 
shall also provide the benefit to those who expired during the period from 
1 .4 .94 to 31. 3.98 . The amendments are given effect from the 
retrospective date , namely 31 * March, 1998 in order to make it more 
beneficial and equitable to all the employees. 


The amendments to the said Scheme with retrospective effect 
will not adversely affect the interest of any employee, 


- 


- 


- 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road , Mayapur, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


